रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 8 , 2019 / कार्तिक 17 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8 , 2019 / KARTIKA 17 , 1941 


सं. 3653 ] 
No. 3653] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

_ (वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2019 

सं . 30 / 2015 - 20 
विषयः आईटीसी (एचएस ) 2017, अनुसूची - I ( आयात नीति ) के अध्याय 88 की नीतिगत शर्त सं . 3 में संशोधन और 

इसे अध्याय 95 की नीतिगत शर्त संख्या 3 के रूप में शामिल करने के संबंध में । 
__ का . आ . 4066 ( अ ). - समय - समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के पैरा 1.02 और 2.01के साथ 
पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र 
सरकार एतद्द्वारा आईटीसी ( एचएस ) 2017 की अनुसूची - I ( आयात नीति) के अध्याय 88 की नीतिगत शर्त 3 को संशोधन करते हैं 
और अध्याय 95 में नीतिगत शर्त सं. 3 के रूप में इसे निम्नानुसार शामिल भी करते हैं : 
___ मौजूदा नीतिगत शर्त सं . 3 

संशोधित नीतिगत शर्त सं . 3 
मानव रहित विमान प्रणाली ( यूएएस) / मानव रहित हवाई वाहन मानव रहित विमान प्रणाली ( यूएएस ) / मानव रहित हवाई वाहन 
( यूएवी) / रिमोट द्वारा चालित हवाई जहाज ( आरपीए ) / ड्रोन का ( यूएवी) / रिमोट द्वारा चालित हवाई जहाज ( आरपीए) / ड्रोन का 
आयात प्रतिबंधित है जिसके लिए नागर विमानन आयात प्रतिबंधित है जिसके लिए नागर विमानन 
महानिदेशालय (डीजीसीए ) की पूर्व अनुमति और विदेश व्यापार | महानिदेशालय (डीजीसीए) की पूर्व अनुमति और विदेश व्यापार 
महानिदेशालय से आयात लाइसेंस आवश्यक है । 

महानिदेशालय से आयात लाइसेंस आवश्यक है । 
इसके अतिरिक्त , नागर विमानन महानिदेशालय के फाइल 
सं . 05 - 13 / 2014 - एईडी वोल्यूम IV दिनांक 27 अगस्त , 2018 
द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रिमोट द्वारा चालित सिविल 
हवाई जहाज का आयात ( आरपीए ) अभिशासित है । 
हालांकि , नैनो श्रेणी ( 250 ग्राम के बराबर या उससे कम ) जो 
जमीन से ऊपर 50 फुट / 15 मीटर नीचे प्रचालन कर रही है , के 
लिए दूर संचार विभाग के डब्ल्यूपीसी विंग से लाइसेंस मुक्त 
आवृति बैंड में प्रचालन के लिए उपकरण प्रकार अनुमोदन 


5817 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii) ] 


(ईटीए) आवश्यक है और नागर विमानन महानिदेशालय 
( डीजीसीए ) की आयात अनुमति अथवा विदेश व्यापार 
महानिदेशालय से आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । 


2. इस अधिसूचना का प्रभाव: नागर विमानन महानिदेशालय के फा . स. 05 - 13 / 2014 - एईडी वोल्यूम IV दिनांक 27 अगस्त , 
2018 और संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग , डब्ल्यूपीसी विंग के कार्यालय ज्ञापन सं. आर - 11017 / 05 / 2017 - पीपी दिनांक 
27 / 09 / 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप रिमोट द्वारा चालित सिविल हवाई जहाज ( आरपीए ) की नैनो श्रेणी के लिए 
नीतिगत शर्त को निर्धारित किया गया है । 

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है । 


[ फा. सं. 01 / 89 / 180 / 22 / एएम - 12 / पीसी - 2( क ) / ( ई - 1463)] 

अमित यादव, महानिदेशक , विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 
टिप्पणी 1 : प्रधान अधिसूचना सं. 36 / 2015 - 2020 दिनांक 17 जनवरी, 2017 भारत के राजपत्र असाधारण संख्या का . आ . 172( अ ) 

दिनांक 17 जनवरी 2017 में प्रकाशित की गई थी । 


MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th November, 2019 

No. 30/ 2015- 2020 
Subject : Amendment in Policy Condition No. 3 of Chapter 88 and incorporation of Policy Condition No. 3 in 

Chapter 95 of ITC ( HS ) 2017, Schedule- I (Import Policy ) - regd . 

S . O . 4066 ( E ). — In exercise of powers conferred by Section 3 of FT ( D & R ) Act, 1992, read with paragraph 1 .02 
and 2 .01 of the Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 , as amended from time to time, the Central Government, hereby amends 
Policy Condition 3 of Chapter 88 and also incorporate it as Policy Condition No. 3 in Chapter 95 of ITC (HS) 2017 , 
Schedule - I (Import Policy ), as under: 


| Existing Policy Condition No.3 

Revised Policy Condition No. 3 
Import of Unmanned Aircraft System ( UAS )/ | Import of Unmanned Aircraft System ( UAS )/ Unmanned 
Unmanned Aerial Vehicle (UAVs)/ Remotely Piloted Aerial Vehicle (UAVs)/Remotely Piloted Aircraft 

Aircraft ( RPAs)/ drones is Restricted requiring ( RPAs)/drones is ‘Restricted requiring prior clearance of 
prior clearance of the Directorate General of Civil the Directorate General of Civil Aviation (DGCA ) and 
Aviation ( DGCA) and import license from DGFT . import license from DGFT . 


Further, import of Civil Remotely Piloted Aircraft (RPA ) is 
governed as per the Guidelines issued by the Directorate 
General of Civil Aviation vide F .No. 05 - 13/ 2014 -AED Vol. 
IV dated 27th August , 2018. 


However , Nano category (less than or equal to 250 grams) 
and operating below 50ft/ 15 meters above ground level 
requires Equipment Type Approval (ETA ) from WPC 
Wing , Department of Telecommunications for operating in 
de – licensed frequency band ( s) and does not require import 
clearance of the Directorate General of Civil Aviation 

( DGCA) orimport license from DGFT . 
2 . Effect of this Notification : Policy Condition for Nano Category of Civil Remotely Piloted Aircraft (RPAs) is 
laid down in sync with the Guidelines issued by the Directorate General of Civil Aviation vide F .No .05 -13/2014 - AED 
Vol.IV dated 27th August, 2018 and O . M. No . R - 11017/ 05/ 2017 - PP dated 27/ 09/ 2019 of WPC wing of Department of 
Telecommunications ,Ministry of Communication . 

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry . 


[ 911 II - 005 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(vare l-am 30m) _ 


[F . No. 01/89 /180 /22/ AM - 12/PC - 2( A )/(e-2911)] 


AMIT YADAV , Director General of Foreign Trade 

& ex -officio Addl. Secy . 


Note 1 : The principal notification No. 36 / 2015 - 2020 , dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of 

India , Extraordinary vide number S .O . 172 ( E ), dated the 17th January, 2017 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
byMANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019.11.11 
20 :14:39 +05 30 


